निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आषाढ़ 1938 ( श0 ) 
( सं० पटना 540 ) पटना , वृहस्पतिवार , 30 जून 2016 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
( 34, अली इमाम पथ ( हार्डिंग रोड) पटना - 1 ) 


__ अधिसूचना 

30 जून 2016 
सं0 अ0सं0क0 - 02 - 19 / 2014 - 61 — अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के क्षेत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों 
में पदस्थापित निम्नांकित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में अंकित वर्तमान 
पदस्थापित कार्यालय से स्थांतरित करते हुए स्तंभ 5 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है : 
क्रमांक जिला अल्पसंख्यक कल्याण 

गृह जिला 

वर्तमान नव - पदस्थापित 
पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापन 

कार्यालय 
2 
1. श्री जटाशंकर पाण्डेय 

जौनपुर( यू०पी० ) 

सहरसा 

| सिवान 
श्री शशि भूषण तिवारी 

प0 चंपारण 

सिवान 

पूर्वी चम्पारण 

( मोतिहारी ) 
| श्री रविशंकर 

दरभंगा 

पूर्वी चम्पारण सहरसा 
( मोतिहारी ) 


2. उपर्युक्त पदस्थापन तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 540 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic . in 


